IN 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 आश्विन , 1938 ( श० ) 


संख्या - 702 राँची, मंगलवार , 


26 सितम्बर , 2017 ( ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
25 सितम्बर , 2017 


संख्या-8/ गठन /104/ 2014/ न वि॰आ०/ 6156 -- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 
( झारखण्ड अधिनियम , 07, 2012) की धारा-3 की उपधारा (1) एवं (2) तथा 4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा गिरिडीह नगर परिषद (वर्ग- ख ) के 
मूलरूप में उसके आस -पास के 26 राजस्व ग्रामों को मिलाकर विभागीय अधिसूचना सं०- 1704, दिनांक 
13 मई , 2015 के द्वारा वृहत्तर शहरी क्षेत्र (नगर निगम ) के रूप में अधिसूचित करने हेतु 30 दिनों 
के अंदर प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे । 

विभागीय पत्रांक - 3690, दिनांक 6 अक्टूबर , 2015, पत्रांक - 3244 दिनांक 3 सितम्बर, 2015 एवं 
पत्रांक -30 दिनांक 4 जनवरी , 2016 द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह से प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते 
हुए उनसे स्पष्ट मंतव्य की मांग की गयी । 

__ उपायुक्त, गिरिडीह ने अपने पत्रांक -1125 , दिनांक 15 जून , 2016 द्वारा प्राप्त आपत्तियों को 
विचारोपरान्त निष्पादित करते हुए गिरिडीह नगर परिषद वर्ग ख को गिरिडीह नगर निगम के रूप में 
उत्क्रमित करने की अनुशंसा की है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 26 सितम्बर , 2017 


उपायुक्त, गिरिडीह ने अपने पत्रांक - 720 , दिनांक 30 अगस्त , 2017 के द्वारा गिरिडीह नगर 
परिषद् ( वर्ग- ख ) के साथ 26 राजस्व ग्रामों यथा -(1) कल्याणडीह, ( 2) अन्दुडीह, (3) बिशुनपुर, (4 ) 
जरीडीह पचम्बा, (5) लखारी, (6) भंडारीडीह, (7) बोड़ो, (8) जोगीटांड , (9) कोलडीहा, ( 10 ) मोहलीचुवाँ , ( 11 ) 
बक्सीडीह , (12 ) महथाडीह , (13) जरबाद , (14) कमरशाली, (15 ) पेरसाबहियार, (16) चैताडीह , (17) मोहनपुर , 
( 18) सिहोडीह, ( 19 ) पाण्डेयडीह, ( 20 ) जरियागादी, ( 21 ) हरसिंहरायडीह , ( 22) रानीडीह, ( 23) भरोन्डीहा, ( 24 ) 
डांडीडीह, ( 25 ) सिरसिया एवं (26) परातडीह के संबंध में थाना सं०, क्षेत्रफल, जनसंख्या, घनत्व आदि की 
विस्तृत सूचना उपलब्ध कराया है । 

अतः प्राप्त प्रस्ताव एवं अनुशंसा के आलोक में , सम्यक् विचारोपरांत झारखण्ड नगरपालिका 
अधिनियम , 2011 ( झारखण्ड अधिनियम, 07 , 2012 ) की धारा -3 की उपधारा ( 1) एवं ( 2) तथा धारा-4, 5, 6 
एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के 
प्रयोजनार्थ गिरिडीह जिलान्तर्गत गिरिडीह नगर परिषद् ( वर्ग- ख ) के मूल रूप के साथ उसके आस 
पास के 26 राजस्व ग्रामों ( राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्या सहित परिशिष्ट -| के रूप में संलग्न ) को 
समाहित करते हुए अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से गिरिडीह नगर निगम का गठन करते हैं । 

गिरिडीह नगर निगम के गठन के उपरांत क्षेत्र के विकास एवं नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान 
करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या- 3948 ( अनु०) दिनांक 22 जून , 2017 में स्वीकृत मॉडल पद संरचना 
के अनुरूप पद सृजन की कार्रवाई की जाएगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 26 सितम्बर , 2017 


परिशिष्ट -I 
झारखण्ड सरकार 

नगर विकास विभाग 

गिरिडीह नगर निगम का गठन 
उपायुक्त , गिरिडीह के पत्रांक -985/ न०प०, दिनांक 30 अगस्त , 2017 के आलोक में गिरिडीह नगर 
परिषद् वर्ग ख को मूल रूप में एवं समाहित होनेवाले 13 पंचायत के 26 राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्यावार 
निम्नवत् है : 


जनसंख्या 


क्षेत्रफल 


थाना 


जनसंख्या 
(वर्ष 2011 के 


क्षेत्र /पंचायत का नाम 


क्र० 


स्थल का नाम 


संख्या 


(वर्ग 
कि०मी० ) 


घनत्व 

( वर्ग 
कि०मी० ) 


अनुसार ) 


1,14,533 


41 . 33 


2771.18 


106 


88 


103 


104 


101 


94 


91 


227 


9 


228 


96 


195 


196 


गिरिडीह नगर परिषद् वर्ग ख गिरिडीह नगर परिषद् वर्ग ख 
13 पंचायत क्षेत्र 

___ 26 राजस्व ग्राम 
सिकदारडीह 

| 1 कल्याणडीह 

| अन्दुडीह 
परसाटांड 

बिशुनपुर 
जरीडीह पचम्बा 

लखारी 
3 भण्डारीडीह 

भण्डारीडीह 
बोड़ो 

जोगीटांड 
| 4 | जोगीटांड 

| कोलडीहा 
| मोहलीचुवाँ 

बक्शीडीह 
| 5 | बक्शीडीह 

12 | महथाडीह 

जरबाद 

कमरशाली 
| 6 | चैताडीह 

15 पेरसाबहियार 

चैताडीह 
| मोहनपुर 
सिहोडीह 

| सिहोडीह 
पाण्डेडीह 

19 

पाण्डेयडीह 
10 | मंगरोडीह 

जरियागादी 

हरसिंहरायडीह 
| 22 

रानीडीह 
11 | हरसिंहरायडीह 

भरोन्डीहा 

डोंडीडीह 
| सिरसिया 

सिरसिया 
13 | पारतडीह 

26 परातडीह 


13 


99 


67099 


31 . 99 


2097. 49 


100 


97 


98 


मोहनपुर 


271 


8 


18 | 


45 


43 


231 


21 


281 


264 


23 


275 


234 


25 


44 


235 


कुलः 


181632 


73. 32 


2434 . 33 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 26 सितम्बर , 2017 


प्रस्तावित गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल- 73. 32 वर्ग किमी० 


प्रस्तावित गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र की कुल जनसंख्या-181632 
प्रस्तावित गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व-2434.33 वर्ग किमी० 


ह०/ 


अरूण कुमार सिंह, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 702-- 300 


